रजिस्ट्री स० डी० ( डी०एन० ) - 73 


REGISTERED No. D . (D .N .)- 73 


सपमेव जयते 


भारत राजपत्र ! 


८५ 


सक 


अधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


AAMA 


- 


- 


- 


e 


m 


- 


a 


sRAu 


सं० 6 
No. 6] 


नई दिल्ली , शनिवार, फरवरी 3, 198 3/ माघ 16, 1904 
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1983/ MAGHA 16, 1904 


-- 


namaAMMA 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 


Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


Roman - mas 
Payeewana 
MAINorthNDMARA - Pawanpr 


- 


- 

- 
MARSamadomainEADARIPAPADMAAAAAAA 


marw 


woman 
ARAMINAwaa 


- 


- M 


a 


N NAPDRA 
eas 


A 


ma 


NAMANPREmmoti 


m 


भाग II - खण्ड 4 
PART II - SECTION 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 mव , 1983 


का०नि०मा० 37 - ~ राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुषः द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , और रक्षा मनालय , मुख्य प्रशासन 
अधिकारी का कार्यालय ( सफाई निरीक्षक ) भर्ती नियम, 1977 को उन बातो के सिवाए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया 
अधिकान्त करते हुए मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय , रक्षा मनालय मे सफाई निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् --- 

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - - ( 1 ) इन नियमो का सक्षिप्त नाम रक्षा मनालय मुख्य प्रशासन अधिकारी (सफाई निरीक्षका ) भर्ती नियम, 1983 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे । 

2. पद- सख्या वर्गीकरण और वेतनमान. ---उक्त पद को सख्या , उसका वर्गीकरण और उसका वेतनामान वे होगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 
2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु-सीमा और अन्य अर्हताए आदि. -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, प्रायु-सीमा , अर्हताए और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होगो 
जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं । 


1235 GI/82 


58 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 5 , 1983 /MAGHA 16 , 1904 


[ PART II - SEC . 4 ] 


4. निरर्हतार - - वह व्यक्ति - -- 
( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं , विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु 
ज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति । इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
___ 5. शिथिल करने की शक्ति - - जहा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहा वह, उसके लिए जो कारण हैं , 
उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमो के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो की बावत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6 व्यावृत्ति -- इन नियमो की कोई भी बात ऐसे आरक्षणो , प्राथु -सीमा में छूट प्रारं अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी, जिना केन्दीय सरकार द्वारा 
इस सम्बन्ध में समय- समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचि । जनजातिया और अन्य विशेष प्रदंगों के पक्तियो के लिए उपवन्ध 
करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदो की वर्गीकरण 

वेतनमान चयन पद मीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा मे जोडे सीधे भर्ती किए जाने वाले 
संख्या 

अथवा व्यक्तियो के लिए प्रायु- सीमा गए वर्षों का व्यक्तियो के लिए शैक्षिक और . 
अचयन पद 

फायदा केंद्रीय अन्य अर्हताए 
सिविल सेवा 
(पेंशन ) 
नियम, 1978 
के नियम 30 
के अधीन है 
या नही 


सफाई निरीक्षक 


का नही 
होता 


330- 11 360 
दरो-12-500- 
दरो- 15 - 560 
स्पये । 


30 साधारण केन्द्रीय 
*टिप्पण सेवा समूह " ग " 
कार्यभार अराजपत्रित, 
के अाधार अलिपिकवर्गीय 
पर 
परित 
किया जा 
सकता है 


टिप्पण 


6 ( क ) 
31 वर 

लाग नहीं हाना पाकर 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 

( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त 
किए गए अनुदेशो या 

बोर्ड या विश्वविद्यालय से 
अादेशो के अनुसार सार 

हायर सेकेन्डरी या ममतुल्य 
कारी संदको के लिए 

अर्हता । 
35 वर्ष क शिथिल की 

( 2 ) किमी मान्यता प्राप्त संस्था 
जा सकती है । ) 

से सफाई निरीक्षक का प्रमाण 

पत्र । 
ग्रायु सीमा अवधारित करने 

( 3 ) किसी मान्यता प्राप्त निकाय 
के लिएनिर्णायक तारीख 

या सगटन में सफाई निरीक्षक 
प्रत्येक मामले मे , भार 

के रूप मे कर-से-कम । वर्ष 
मे रहने वाले अभ्याथियो 

का अनुभव । 
से ( उनसे भिन्न जो अद 

टिप्पण 
मान और निकोबार द्वीप 

अनुभव सम्बन्धी अर्हता ( अर्हताएं ) 
तथा लक्षई प मे रहते है ) 

मक्षम प्राधिकारी के विवेका 
आवेदन प्राप्त करने 

नुसार अनुसूचित जातियो 
के लिए नि : की गई 

और अनुसूचित जनजातियो 
अन्तिम तारीख होगी । 

के अभ्यर्थियो के मामले में 
उम दगा में शिथिल की 
5 सवत है ( है ) , जबकि 
चान के किसी प्रवन पर 
मक्षा पदाधिकारी क . यह 
राय है कि इनके लिए 
आरक्षित रिक्तियो को भरने 
केलिक्षिःअनुभव 
रखने वाले इन समुदायो 
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या 
मे उपलब्ध नही हो सकेगे । 


[ भाग II -- - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी। 5, 198 :/माघ 16 1904 


59 


- - 


- 


- 


- 


- 


2 


परिवीक्षा की 
अवधि यदि 
कोई हो 


मीधी भर्तीकिए 
माने वाले व्यक्तियो 
के लिए विहित आय 
गोर गैक्षिक अर्हता 
प्रातितिको का 
दशा में लागू होग 
या नहीं 


भर्ती की पति: भी सीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण गवि विभागीय प्रोन्नति 
गा प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दगा मे वे धेणिया समिति है तो उसकी 
स्थानासरण द्वारा नमा विभिन्न जिनमे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / म्था - गरचमा 
पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली मान्तरण किया जाएगा 
रिक्तियों की प्रतिशतता 


भर्ती करने मे फिर्म 
परिस्थितियो मे संप 
लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 


- - 


- 


10 


11 


1 . 


13 


- - 


- - - 
लाग नही जाता 


वर्ष 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ( पुष्टि पर विचार करने के लाग नही होता 
जिसके न हो मनाने पर मोधी सशस्त्र बल मुलपानय लिपिकीय लिए ) ममृह "ग " विभागीय 
मी द्वारा । 

सेवा के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक प्रोम्मति समिति 
जिन्हाने उग श्रेणी में नियमित 1 उप मुख्य प्रशासन अधि 
प्राधार पर नियति के पश्चात कारी- - अध्यक्ष 
5 वर्ष सेया की है और जिनके " उप सचिव/ टी ( स्थापना ) 
पाम स्तम्भ 7 मे पोधे भर्ती रक्षा मनालय - - सदस्य । 
किए जाने वाले पत्तियो के । चिकित्सीय निदेशालय , 
लिए विहित शैक्षिक प्राईताए है सेना मुख्यालय के 
जिसके न हो मकने १२, ३ जीएसमो I/ एममीएसमो 
अधिकारी जो केन्द्रीय सर. या जी एसयो II / सीएसमो 
वार/ गज्य मरकारो के धन की प्रास्थिति का एक 
मदण १६ धारण किए हुए है अघिमारी- - सदम्य । 
और जिनमें पाम स्तम्भ 7 
मे मीछे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियो के लिए 
विहित अर्हताए हैं और दोनो 
फे न हो मकने पर , चिकि 
त्सीय मेवा निदेशालय । सेवा 
मुख्यालय के अधीन स्थास्थ । 
मगटनो के ऐरी मफाई 
निरीक्षक , जिनके पास म्लभ 
7 मे मीधी भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिप विहित 

अहलाए है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , मामा 

गन । वर्ष से अधिक नहीं 
हागी ) । 

अर्जुन नाथ योजना र मुख्य प्रशासन अधिकारी 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th Januuy, 1983 
S .R . O . 37. - - In exercise of the powers conferred by 11 
proviso to a ticle 309 of the Constitution and mukhe toil 
of the Ministry of Derence Office of the Chicf Administrative 
Officer (Sanitary Inspector) Recruitment Rules, 1977 , except 

i icspects things done or omitted to be done bciure such 
• per session , the Picndent herchy makes the followmy rules 

gulating the nicthod of recruitment to the post, wi Sanitely 

pc . lle Olline of the Chiel Administiative Officer 
Ministry of Defence , némely 

1 . Short titlo and commencenent — 11 ) These rules 11 . y te 
( alled the Ministry of Defence, Office of the Chief Allnunis 
tiative Officer ( Sanitary Inspector ) Recruitment Rules. 1983 

(2 ) They shall come into force on the date of theii nuhli 
Cution in the Official Gazette . 


other matters relating the said post shall oe 29 Apecificd 
in columns 5 10 13 ol the card Schedule 
# Disquallıcation - No person , - 
(a ) who has entered into lo contracted a marriage with 

___ a pej son havir glsponsc living, on 
( b ) who , having a spol Sc living , has entered into or 

contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for aprointment to the said ; int 

Provided that the Central Government inuy , If satisfied 
that such mariage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the Olhei par! ; to the marriage 
and that there are other grounds for so long, exempt any 
person from the operation of this rule 

5. l ower to iclax - -Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessd y or expedient so to do, it 
may by order and for reason to be recorded writing 
rolax any of the provisions of these Tulcs with respect to 
Any class or category of persons 

6 . Saving - - Nothing in these inles shall affect reservations, 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes 
and other special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Cential Governmht from time to Time - 
in this regard. 


2. Number of the post , classification and scale of pty - - 
The number of the said post, its classification and the scale 
of pay attached thcrcto , shall be as specified in columns 
2 to 4 of the Schedule annexed to these rules . 

3 . Method of recruitment, age limit, qualifications, etc - - 
The method of recruitment, nge limit qualifications and 


60 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 5 , 1983 /MAGHA 15 , 1904 


(PART 11- Sec . 4 ] 


. 


SCHEDULE 


Naine of post 


Num - Classifi - 
ber cfcation 


Age limit for 
dir ci : cruits 


posts 


Scale nf pay Whathcr 

Sel ction 
prster 
Non . , 
Selection 
post 


Wh -ther Educatioral and oth r qualifi 
ben , fit of ci, is ijired for direct re 
add d pri 
yrars of 
service 
admissible 
undir rulo 
30 of th > 
CCS (Pn. 
507RS, 


1972 


6 


Sanitary 
Inspector. 


613) 

6 (a) 

Not 
applicable. 


2 

4 

5 
3 * General Rs. 330- 10 - Nt 
* N - tc : Central 330- EB -12. applicablc . 
Subj - ct to Service, 500 -EB - 15 
variation Group C , 560 . 
depending Non . 
en werk - Gazetted , 
load . N n . 

Ministerial. 


30 y ’ ars (re 
laxable for 
Govornment 
servants upto 
35 y ars in 
accordance with 
the instructions 
or crd rs issued 
by the Central 
Gyrnment). 
Note : The 
crucial date for 
determining 
the age limit 
shall be the 
člosing date for 
receipt of appli 
cations from 
candidates in 
India ( ther 
than those in 
the Union : 
Territories of 
Andaman and 
Nicobar Islands 
and Laksha 
dwuep ) . 


(1) Highár Sacondary of 

my cognised Board , ar Uni 
versity or equivalent quali 

fication . 
(ii ) Sanitary Insp ?ctor s Certi 

ficat ; fron z rec gnised 

Institution . 
( iii) At least 2 yrars prori 

ence as Saritary Inspector 
in a recrgnised Budy or 

Organisation , 
Note : The qualifications regar 

ding xperience are relaxable 
at the discretion of the Compe 
tent Authority for reasons to 
be recorded in writing in the 
case of candidatos belonging to 
Scheduled Castes or Sche 
duled Tribes , if at any stage 
of selection the competent 
Authority is of the opinion 
that sufficient number of 
candidates from these com 
munities are not likely to be 
available to fill up the va 
cancies reserved for them . 


Whether age ard Peri dcf Method of iecruitment In case circuit n ? t by pri - If a Depirtm ; tal Praw Ci cumstances 
educational quali- probation , wh thưr by direct rucuit- mtion or deputatioror tran - motion Com nittez exis in which Union 
fications prescribed if any ment or by p om tion or sför, gradus from which pro - sts, what is its coinposi- Public Service 
for direct recruits by deputation or tra is, moti on or doputxi3zor tra is - tion 

Commission is 
will apply in the fer and percentage of the fer to be made 

to be consulted 
case of promotees vacancies to bu filkd by 

in making re - - 
various methc ds 

cruitment 
10 11 

12 

13 
Not applicable . Two years . Transfer on deputativa Transfer on d ? putation : Group C Dipa en ? ? . Not applicable . 

failing which by direct LDCs of AFHQ Clerical Sur - tal P . motior Cunnit 
recruitment . 

vice with 5 years service tee (for confirmation ): 
in the grad , after appoint- 1. Diputy Chief Ad 
ment the eto on a rógular ministrative Officer 
basis and possessing the Chairman 
educational qualifications 2 . Ulder Szcretary / D 
prescribed for the direct (Est .), Ministry of 
recruits in column 7, Dafence - Momber . 
failing which officers hol. 3 . An officer of the sta . 
ding analogous posts under tus of GSO I/ SCSO 
the Central Government/ or GSO II/CSO from 
State Governments pussus Medical Directorate , 


भारत का राजपन्न : फरवरी 5, 1983/माघ 10, 1902 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


61 


12 
sing the qualifications pres Army Headquar- . . 
cribed for direct recruits in ters- --Member . 
column 7 and failing both 
Sanitary Inspectors of 
Health Organisations un 
der the Directorate of 

Medical Services, Almy 
Huadquarter s possessing 
• the qualifications prescri 
bed for direct recruits in 
column 7 ( Period of dupu 
tation ordinarily not exces 
ding 3 years ). 

A . N . KOHLI, Dy . Chlet Administrative Officer 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नईदिल्ली , 18 जनवरी, 1993 


कानिआ040 - - छावनी अधिनियम, 192.1 ( 1924 का 2 ) को धारा 
13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रोर माक र इनद्वारा 
यह अधिचिन करता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्र किशोर अरोडा 
वार्ड स 3 का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जान के कारण छान बोड 
झांसी में मदम्य का एक पद रिक्त हा गया है । 

[ फाइल मं० 29/ 28/ मी / एल एण्ड सी 19 / मी /डी ( क्यू० एण्ड सी० ) ] 


का०नि०आ० 38.-- - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 1 2 ) की धाग 
13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण मे केन्द्राय मरकार तददाग अघि चित 
करती है कि केन्द्राय मरकार द्वारा श्रा जगजीत सिंह कार्यकारी मैजिस्ट्रेट 
के त्यागपत्र का म्बीकार कर लिए जाने के कारण भावनो बोर्ड , फिराजपुर 
की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है । 
[ फाइल सपा 19/ 9/ मी /एल एण्ड मा . 65/389/ मा डा / क्यू एण्ड मी० 

New Delhi , the 18th January, 1983 
S. R. O . 38. -In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonment Act, 1924 12 of 1924), the Central Govern 
ment hereby notifies that a vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board , Ferozepur by reason 
of the acceptance by the Central Government of the resigna 
tion of Shi Jagjit Singh , Executive Magistrate . 

[ F. No. 19 /9CIL & C , 651389. C[ D: Q & C ] 


S . R . O . 40 . - In pursuance of sub - section (7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924), the Central 
Government hereby notifies that a vacancy bas occurred in 
the membership of the Cantonment Board Jhansi by reason 
of the acceptance by the Central Government of the resigna 
tion of Shri Kishore Arora , Ward No . III 

[ F. No. 29/ 28/ CIL & C /219- CIDIQ & C)] 


का०नि०आ० 39 ---- छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 2 ) की 
उपधाग ( 7 ) के अनुसरण मे केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती 
है कि जिला मैजिस्ट्रेट फिरोजपुर द्वारा इस अधिनियम की धारा 13 ( 3 ) 
( ख ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पार०जी० 
सहोटा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को , श्री जगजीत सिंह कार्यकारी मैजिस्ट्रट के 
स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है. छावनी बोर्ड. फिरोजपुर का मदस्य 
मनोनीत किया है । 


का०निमा - 41 - - छावनी अधिनियम , 1934 ( 1924 का 2 ) की 
धारा 1.3 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री जोगेन्द्र 
पाल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड , बरेली 
के वार्ड सं0 1 में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 


[ फाइल सख्या- 29/ 46/सी०एल० एण्ड सी0/ 77221 सी/ डी ( क्यू०एड सी० ) ] 

पोलाम फतेहउल्लाह, प्रवर सचिव 


[ फाइल संख्या 19/ 9/मोगल एण्डमो 189/ मा / डी क्यूगण्डमा 


S. R. O . 41.- - In pursuance of sub-section ( 7) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in 
the membership of the Cantonment Board . Bareilly by 
reason of the acceptance by the Cential Government of the 
resignation of Shri Joginder Pal, Ward No I. 


S .R .O . 39. . in pursuance of sub -section (7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Cents . i 
Government hereby notifies that Shri R . G . Sahota, Execu 
tive Magistrate , has been nominated as member of the Can 
tonment Board, Ferozepur by the Distt . Magistrate, Feroze 
pur in exercise of the powers conferrea under section 13 ( 3xb ) 
of that Act vice Shri Jagjit Singh Executive Magistiate, 
resigned . 

F NO. 1919 CIRC6583896D/ Q & C ) 


tive Mament herments Aence of 


IF. No 291461CL& C177 /221 - C| D( Q & C )] 

P . S. FATEHULLAH, Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1983 


1235 GI/ 82 -~-2 


